रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 3904 ] 
No. 3904 ] 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . -अ.- O1092022-238518 


5845 GI / 2022 


CG - DL - E - 01092022-238518 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , बुधवार , अगस्त 31 , 2022 / भाद्र 9 , 1944 

NEW DELHI , WEDNESDAY , AUGUST 31 , 2022 / BHADRA 9 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 31 अगस्त , 2022 

का . आ . 4078 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 222 ( अ ) तारीख 17 जनवरी , 2022 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखण्ड ( ii ) , तारीख 17 जनवरी , 2022 में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 56 के 134.700 कि.मी. से 178.300 कि.मी. ( सुल्तानपुर - वाराणसी सेक्शन ) तक के भूखण्ड के 
निर्माण ( चारलेन का बनाने / चौड़ा करने ) , अनुरक्षण , प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विर्निदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन 11 फरवरी , 2022 
तारीख को " दैनिक जागरण एवं दि टाईम्स आफ इण्डिया " में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हैं ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


2 


राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 

संख्या 

1 


1 


2 


4 


अनुसूची 

उत्तर प्रदेश राज्य के सुलतानपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -56 के 134.700 कि.मी. से 178.300 कि.मी. तक 
( सुल्तानपुर - वाराणसी खंड ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित और संरचना सहित आने वाली 

भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


2 


502 Me 


288 


तालुक का नाम : लम्भुवा 

गांव का नाम : अभिया कलां 

निजी 

गांव का नाम : अभियाखुर्द 


500 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


4649 Me 


गांव का नाम : भदैया 


भूमि का प्रकार 


निजी 


निजी 


निजी 


जिले का नाम : सुल्तानपुर 

भूमि की प्रकृति 


3 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


4 


भूमि का क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

5 


0.004 


0.03 


0.0224 


0.0233 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


श्रीमती सुरसत्ती पत्नी रामयज्ञ दूबे नि ० ग्राम 
0 


सन्तोष कुमार पुत्र धर्मराज व अतुल वर्मा 
बालिग , आदर्शवर्मा ना 0 बा 0 आयू 11 वर्ष 
पुत्रगण अमर बहादुर व रुपम वर्मा पुत्री अमर 
बहादुर सं ० माता शिवकुमारी देवी व 
शिबकुमारी पत्नी अमर बहादुर नि 0 ग्राम 
( 


सूरज कुमार पुत्र कृपाल व यशोदा देवी पत्नी 
| रामकृपाल व अरविन्द कुमार पाण्डेय , रविन्द्र 
| कुमार पाण्डेय पुत्रगण रामसुमेर व श्रीमती 
फूलकुमारी पत्नी रामसुमेर व श्यामनरायन , 
सुरेश कुमार पुत्रगण भगवत प्रसाद व 
रामचन्दर पुत्र जमुना प्रसाद व 
रामकुबेर , रामयज्ञ , सत्यराम पुत्रगण अवध 
नरायन व रामशिरोमणि , जोखई पुत्रगण 

| देवतादीन व दीनानाथ पाण्डेय , अमर नाथ 

| पाण्डेय पुत्रगण चन्द्रबली पाण्डेय व 


स्वामीदीन पुत्र भगवत प्रसाद व श्रीमती 

मालती देवी पत्नी रामहित पाण्डेय व अतुल 

कुमार पाण्डेय , अजीत कुमार पाण्डेय पुत्रगण 
रामहित नि ० गण ग्राम 

( ) 


| 

| राम कृपाल उर्फ रामजन , सूर्यनरायन पुत्रगण 
रामदेव व लवकुश , विकास पुत्रगण 
अमृतलाल व मु ० लालती पत्नी अमृतलाल व 
अमर बहादुर पुत्र केशवदास व वृजलाल पुत्र 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


LO 


5 


6 


7 


8 


9 


4650 


गांव का नाम : बैंती खुर्द 


331 


92Kh 


निजी 


गांव का नाम : बिकहर 


376 Me 


सरकारी 


गांव का नाम : लम्भुवा 


216 Me 


निजी 


निजी 


गांव का नाम : मुरली 


सरकारी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


रास्ता 


कृषि 


कृषि 


आबादी / भीटा / 
अग्निशमन 


0.008579 


0.024 


0.0062 


0.0675 


0.0518 


मुनेसर व अमरचन्द कृष्ण कुमार पुत्रगण 
रामसेवक व दिलीपकुमार पुत्र हजारी प्रसाद 
| व प्रदीपकुमार ना 0 आयू 17 वर्ष पुत्र हजारी 
| प्रसाद स ० दिलीपकुमार ( भ ० ) व श्रीमती गेंदा 
| देवी पत्नी स्व 0 रामचन्द्र व धर्मचन्द्र , कर्मचन्द्र 
पुत्रगण रामचन्दर व सत्यनाम पुत्र हजारी 
लाल व प्रेमचन्द्र पुत्र सूर्यलाल व रामनाथ , 

| श्यामनाथ पुत्रगण रामपियारे व राजकुमार , 

| विजय कुमार पुत्रगण भोलानाथ व निर्मला 
पत्नी भोलानाथ व रानी देवी पत्नी प्रेमचन्द्र 
कोशल नि ० ग्राम 

( ) 


विजयकुमार पुत्र भोलानाथ व रामकृपाल उर्फ 
रामजन , सूर्यनरायन पुत्रगण रामदेव व 

| सरस्वती देवी पत्नी ओमप्रकाश कौशल व 


3 


विजयप्रकाश पुत्र कामता व लवकुश पुत्र 
अमृतलाल व अनिता गुप्ता पत्नी बाल गोविन्द 
व अंशू कौशल , अभिषेक कौशल पुत्रगण 
बालगोविन्द व बृजलाल पुत्र मुनेसर व 
बाबूराम , कृष्णकुमार पुत्रगण रामसेवक व 
प्रदीपकुमार , दिलीपकुमार , सत्यनरायन 
पुत्रगण हजारी प्रसाद व श्रीमती गेदा देवी 
पत्नी रामचन्दर व धर्मचन्द्र , कर्मचन्द्र पुत्रगण 
रामचन्दर व श्यामनाथ पुत्र रामपियारे 
| नि 0 गण ग्राम 

( 


उत्तर प्रदेश सरकार 

( 


रामज्ञान , तीर्थराज , 

तीर्थराज , बाबूराम , राममिलन 

पुत्रगण राजाराम व श्रीमती केवला देवी पत्नी 
रामजस व रामपियारे पुत्र भुलई व रामसुख , 
रामपति , बृजेश पुत्रगण मोतीलाल व 
सूर्यप्रताप पुत्र रामअजोर नि ० गण ग्राम 
परसरामपुर 
( ) 


सुरसत्ती देवी पत्नी रामबोध नि 0 ग्राम 
( ) 


उत्तर प्रदेश सरकार 

( 0 ) 


4 


10 


11 


12 


13 


1 


2 


5 


गांव का नाम : सेमरी राजापुर 

निजी 


808 Me 


गांव का नाम : सोनावाँ 


1945 


1951 


224 Me 


1318 


1349 , 
1349/1416 


तालुक का नाम : सदर 

गांव का नाम : लोहरामऊ 


1389 


1395 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


1396 


निजी 


निजी 


सरकारी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


कृषि 


कृषि 


कृषि 

आबादी / बीहड़ / 

नवीन परती 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


0.0159 


0.00059 


0.0002 


0.0528 


0.1055 


0.0207 


0.0096 


0.009 


0.0052 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


रमाशंकर पुत्र रामदीन नि 0 ग्राम 
( ) 


स्वामीनाथ मिश्रा पुत्र रामचन्दर व श्रीमती 

हेमलता पत्नी चन्द्रमणि व कंचन देवी पत्नी 
सूर्यमणि नि 0 ग्राम सोनावां 

( ) 


निसार पुत्र बखेडू नि 0 ग्राम 

0 


उत्तर प्रदेश सरकार 

( 


राकेश , रमेश , अरविन्द कुमार , शैलेन्द्र कुमार 
पुत्रगण जगदम्बा प्रसाद व शंकरदेई उर्फ 
शोभावती पत्नी जगदम्बा प्रसाद व नारायण 
दत्त , ब्रह्मदत्त पुत्रगण रामसेवक नि ० 
मिश्रौली । 

0 

आत्म प्रकाश पुत्र सुमिरन नि ० मिश्रौली दुर्गा 
प्रसाद पुत्र बद्री नि 0 मिश्रौली व बृजेन्द्र 
प्रताप , गोरखनाथ , सन्दीप कुमार पुत्रगण 
सियाराम नि 0 मिश्रौली व अमित कुमार , 
आदित्य कुमार पुत्रगण अनुरुद्ध कुमार व 
| श्रीमती सुषमा बरनवाल पत्नी स्व 0 अनुरुद्ध 
कुमार व परसुराम भरथराम पुत्रगण 
रामसुमेर नि ० गण ग्राम मिश्रौली । 

0 


श्रीपाल सुत बैजू ( भाई चचेरा ) केसराम व 
शम्भूनाथ सुतगण रामआसरे ( भतीजा ) व 
सुरेश चन्द्र , राजेश कुमार , दिनेश कुमार 

| पुत्रगण ठाकुर प्रसाद ( नाती ) व श्रीमती प्रेमा 
| देवी पत्नी ठाकुर प्रसाद ( पुत्रबधू ) नि ० 
पखरौली । 

( ) 

शीतला प्रसाद , शिवशंकर पुत्रगण रामअचल 

| नि 0 पुरैना 

( ) 


| रामशबद पुत्र रामपियारे नि ० पुरैना 

( 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


6 


7 


गांव का नाम : पयागीपुर 


375 


गांव का नाम : सवरमऊ 


607 


निजी 


645 A Me , 645 


निजी 


निजी 


646 Me , 646 S अन्य 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


कृषि / अकृषि 


कृषि 


कृषि / अकृषि / 
व्यावसायिक / 
राजकीय सपत्ति 


कुल 


0.00046 


0.0057 


0.0017 


0.034 


0.499129 


5 


नरेन्द्र मिश्र , धर्मेन्द्र मिश्र पुत्रगण भारत भूषण 
नि 0 गण ग्राम 

( 


रामधनी पुत्र रामसहाय नि 0 ग्राम 

( ) 


निशान्त मिश्र ना 0 बा 0 आयु 13 वर्ष पुत्र 
सन्तोष कुमार व व अंशिका ना 0 बा 0 आयु 11 
वर्ष पुत्री सन्तोष कुमार सं 0 श्रीमती रेनू माता 
स्वयं व श्रीमती रेनू पत्नी स्व 0 सन्तोष कुमार 
नि 0 ग्राम तथा जवाहर लाल यादव पुत्र सूर्य 
नारायन नि ० ग्राम सोनावा 

( ) 

उदय प्रताप मिश्र पुत्र रामबक्श नि 0 ग्राम | 
उत्तर पदेश सरकार । मेसर्स रसप्रिया फूड 
प्रोडक्शन प्रा 0 लि 0 सुल्तानपुर निदेशक 
नन्हेलाल सुत पन्नालाल वर्मा व लालती देवी 
पुत्री रामबली सेठ नि 0 मखदूम शाह अढन 
तह 0 व जि 0 जौनपुर । 

( 


[ फा . सं . 2108 E / 3D ] 

राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 31st August , 2022 

S.O. 4078 ( E ) . – Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , Department of Road Transport and Highways , S.O. 222 ( E ) dated 17.01.2022 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section 
( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , 
the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the 
said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and operation of NH 
56 on the stretch of land from Km 134.700 to Km 178.300 ( Sultanpur ) in the district of SULTANPUR in 
the state of UTTAR PRADESH ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Jagaran " and 
“ The Times of India ” both dated 11.02.2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

and whereas no objection has been received from any person by the Compentent Authority ; 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority 
has submitted its report to the Central Government ; 


6 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of 
land from Km . 134.700 to Km . 178.300 ( Sultanpur - Varanasi Section ) of National Highway No - 56 in 
the State of Uttar Pradesh . 


State : UTTAR PRADESH 

Sr. 

No. 


1 


2 


+ 


1 


Survey 
Number 


2 


502 Me 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Taluk : Lambhuwa 

Village : Abhiyakalan 


288 


500 


Type of Land 


Village : Abhiyakhurd 


4649 Me 


Private 


Private 


Village : Badhaiya 


Private 


Private 


3 


District : SULTANPUR 


Nature of 
Land 


4 


Agricultural 0.004 


Agricultural 


Area in 
Hectare 


Agricultural 


0.03 


Agricultural 0.0224 


0.0233 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


Sursatti Devi W / o Ramyagya Dube R / o 
Village . 


Santosh Kumar S / o Dharmraj & Atul 
Varma matured & Adarsh Varma Miner 
age 11 year S / o Amar Bahadur & 
Rupam Varma D / o Amar Bahadur 
Caretaker mother Shiv Kumari Devi & 
Shiv Kumari W / o Amar Bahadur R / o 
Village . 


Suraj Kumar S / o Kripal & Yasoda Devi 
W / o Ram Kripal & Arvind Kumar 
Pandey , Ravindra Kumar Pandey S / o 
Ramsumer & Smt . Phool Kumari W / o 
Ramsumer & Shyam Narayan , Suresh 
Kumar S / o Bhagwat Prasad & 
Ramchandar S / o Jamuna Prasad & Ram 
Kuber , Ramyagya , Satyaram S / o 
Awadh Narayan & Ram Shiromani , 
Jokhai S / o Dewtadin & Dinanath 
Pandey , Amarnath Pandey S / o 
Chandrabali Pandey & Swamidin S / o 
Bhagwat Prasad & Smt . Malti Devi 
W / o Ramhit Pandey & Atul Kumar 
Pandey , Ajit Kumar Pandey S / o Ramhit 
R / o Village . 


Ramkripal alias Ramjan , Surya Narayan 
S / o Ramdev & Lavkush , Vikas S / 
Amritlal & Mu . Lalti W / o Amritlal & 
Amar Bahadur S / o Keshawdas & Brijlal 
S / o Munesar & Amarchand , Krishna 
Kumar S / o Ram Sewak & Dilip Kumar 
S / o Hajari Prasad & Pradip Kumar 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


4650 


Village : Benti Khurd 

331 


Village : Bikhar 


92 Kh 


376 Me 


Village : Murli 


Village : Lambhuwa 


216 Me 


Village : Sonawa 


Private 


1945 


1951 


Government 


224 Me 


Private 


Village : Semri rajapur 

808 Me 

Private 


Private 


Government 


Private 


Private 


Government 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Agricultural 


Rasta 


Agricultural 


Agricultural 0.0062 


Abadi / Bhita / 
Fire Dept. 


Agricultural 


0.008579 


0.024 


Agricultural 

Aabadi / 
Beehad / 

Naveen Parti 


0.0675 


0.0518 


0.0159 


Agricultural 0.00059 


0.0002 


0.0528 


miner 

age 7 year caretaker Dilip 
Kumar ( Brather ) & Smt . Genda Devi 
W / o Lt. Ramchandar & Dharmchandra , 
Karamchandra S / o Ramchandar & 
Satynam S / o Hajarilal R / o Village . & 
Premchand S / o Surya Lal & Ramnath , 
Shyamnath S / o Rampiyare & Raj 
kumar , Vijay Kumar S / o Bholanath & 
Nirmla W / o Bholanath & Smt . Rani 
Devi W / o Premchand Kaushal R / o 
Bhadaiya 


Vijay Kumar S / o Bholanath & 
Ramkripal alias Ramjan , Suryanarayan 
S / o Ramdev & Sarswati Devi W / o 
Omprakash Kausal & Vijay Prakash S / o 
Kamta & Lavkush S / o Amritlal & Anita 
Gupta W / o Bal Govind & Anshu 
Kaushal , Abhishek Kaushal S / o 
Balgovind & Brijlal S / o Munesar & 
Baburam , Krishna Kumar S / o 
Ramsewak & Pradip Kumar , Dilip 
Kumar , Satyanarayan S / o Hajari Prasad 
& Smt . Genda Devi W / o Ramchandar 
& Dharmchand , Karmchand S / o 
Ramchandar & Shyamnath S / o 
Rampyare R / o Village . 


U.P. Government 


Ramgyan , Tirthraj , Baburam , 
Rammilan S / o Rajaram & Smt . Kewla 
Devi W / o Ramjas & Rampiyare S / o 
Bhulai & Ramsukh , Rampati , Brijesh 
S / o Motilal & Suryapratap S / o Ramajor 
R / o Vill . Prasumarpur 


Sursatti Devi W / o Rambodh R / o 
Village . 


7 


U.P. Government 


Ramashankar S / o Ramdin R / o Village 


Sawaminath Mishra S / o Ramchandar & 
Smt . Hemlata W / o Chandramani & 
Kanchan Devi W / o Suryamani R / o 
Sonawa 

Nisar S / o Bakhedu R / o Village . 


U.P. Government 


8 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Taluk : Sadar 

Village : Loharmau 


1318 


1349 , 
1349/1416 


1389 


1395 


375 


607 


Private 


1396 

Village : Pyagipur 


645 A Me , 645 

b 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Private 


Village : Sawarmau 


Private 


Private 


Private 


Private 


646 Me , 646 S Common 


Agricultural 


Agricultural 


Agricultural 


Agricultural 

Agricultural 


Agricultural / 

Non 

Agricultural 


Agricultural 


0.1055 


0.0207 


TOTAL 


0.0096 


Agricultural 0.00046 


0.009 


0.0052 


0.0057 


0.0017 


Agricultural / 
Non 

Agricultural / 0.034 
Commercial / 
Govt . Property 


0.499129 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Rakesh , Ramesh , Arvind Kumar , 
Salaindra Kumar S / o Jagdamba Prasad 
& Shankardei alias Shobhawati W / o 
Jagdamba Prasad & Narayandatt , 
Brahmdatt S / o Ramsewak R / o 
Mishrauli . 


Atm Prakash S / o Sumiran R / o 
Mishrauli & Durga Prasad S / o Badri 
R / o Mishrauli & Brijendra Pratap , 
Gorakhnath , Sandip Kumar S / o 
Siyaram R / o Mishrauli & Amit Kumar , 
Aditya Kumar S / o Anuruddh Kumar & 
Smt , Sushuma Baranwal W / o Lt. 
Anuruddh Kumar & Parsuram , Bharath 
Ram S / o Ramsumer R / o Mishrauli . 


Shripal S / o Baiju ( Cousin ) Kesram & 
Shambhunath S / o Ramashre ( Cousin ) & 
Sureshchandra , Rajesh Kumar , Dinesh 
Kumar S / o Thakur Prasad ( Grand son ) 
& Smt . Pramila Devi W / o Thakur 
Prasad ( Daughter in law ) R / o Pakhrauli . 
Shitla Prasad , Shivshankar S / o Ram 
Achal R / o Puraina . 

Ramsabad S / o Rampiyare R / o Puraina . 


Narendra Mishra , Dharmaendra Mishra 
S / o Bharat Bhushan R / o Village . 


Ramdhani S / o Ram Sahay R / o Village . 


Nisant Mishra Miner age 13 years S / o 
Santosh Kumar & Anshika miner age 
11 years D / o Santosh Kumar Caretaker 
Smt . Renu own Mother & Smt . Renu 
W / o Lt. Santosh Kumar R / o Village 
Saurmau & Jawahar lal S / o Surya 
Narayan R / o Sonawa . 


Udai Pratap Mishra S / o Ram Baksha 
R / o Village- Saurmau . U. P. 
Government . M / s Raspriya food 
production Pvt . Ltd. Sultanpur Director 
Nanhelal S / o Pannalal Varma & Lalti 
Devi W / o Rambali Seth R / o 
Makhdumshah Adhan , Pargna- Haveli , 
Tehsil & District- Jaunpur 


[ F. No. 2108 E / 3D ] 
RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR by MANU 

KUMAR VERMA 

VERMA 

Date : 2022.09.01 20:36:47 
+05 : 30 


